निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 550 ) 


24 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 16 अक्तूबर 2009 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

8 अक्तूबर 2009 
सं0 1 / रा . स्था . (2) प्रो .- 11 / 2008 सह . 4390 — बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के 
उप - निबंधक , सहयोग समितियाँ, कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ , के 
वेतनमान रुपये 12,000 - 16,500 ( अपुनरीक्षित ) में कॉलम - 4 वर्णित तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से तदर्थ प्रोन्नति दी जाती 


M 


क्रमांक 


पदाधिकारी का नाम एवं 

कोटि क्रम 


वर्तमान पदस्थापन 


तदर्थ प्रोन्नति 
की तिथि 


1 


3 


4 


2 
श्री गंगानंद मिश्र 


संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया 


04 जुलाई 


34 / 09 


2008 


2 . 


| श्री चक्रधर झा 


संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा 


31 जुलाई 
2008 


36 / 09 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अक्तूबर 2009 


2. उक्त प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि भविष्य में यदि मूल कोटि में इन्हें वरीय पदाधिकारी 
को उनकी लम्बित प्रोन्नति प्रदान कर दी जाती है , तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार उपरोक्त में से कनीयतम या 
दोनों को पदावनत किया जा सकेगा । वर्णित शर्त में उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों की सहमति प्राप्त है । अतएव 
प्रोन्नति के संदर्भ में आगे कोई दावा मान्य नहीं होगा । 

3. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रस्ताव में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7020 वि.(2 ), दिनांक 24 दिसम्बर 
2005 के तहत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
4. वेतन नियतीकरण का लाभ ए. सी . पी . नियमावली 2003 के नियम 8 (2 ) के दृष्टिपथ में किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 550 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


